सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 223 राँची, शुक्रवार , 


8 जेष्ठ , 1942 ( श ० ) 
29 मई, 2020 ( ई ०) 


परिवहन विभाग 
( सड़क सुरक्षा) 


अधिसूचना 
28 मई , 2020 


परि.वि.(ससु०) -31/ 2017-149 -- मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा-213 (1) के प्रावधानों 
के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ( District Transport 
Officer) को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली , 1989 के नियम 24 के प्रावधानों के अंतर्गत 
ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी ( Licensing Authority) प्राधिकृत किया 
जाता है । 

2- तदालोक उपर्युक्त से संबंधित समस्त अधिसूचना/ पत्र को संशाधित समझा जाय । 
3- यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 
4- उपर्युक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के ० रवि कुमार 


सचिव 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 223 -- 50 


